निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 भाद्र 1942 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 626 ) पटना , मंगलवार , 22 सितम्बर 2020 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

21 सितम्बर 2020 
सं० 

05 / स्था0-( DTO ) -30/2013 ( छा.स. )6826 - सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 
संख्या -7398, दिनांक -26.08.2020 द्वारा श्री कृष्ण मोहन सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण , छपरा का स्थानांतरण 
उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में किया गया है, जिसके कारण जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण , 
छपरा का पद रिक्त हो गया है । 

उक्त के आलोक में कार्यहित में श्री माधव कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी , सीवान को अपने कार्यों 
के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, छपरा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहारराज्यपाल के आदेश से , 


शैलेन्द्र नाथ , 


सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 626-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


